निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ 1936 ( AO ) 
( सं0 पटना 250 ) पटना , वृहस्पतिवार , 5 फरवरी 2015 


जल संसाधन विभाग 


- 


- 


अधिसूचना 

27 जनवरी 2015 
सं0 22 / नि०सि० (मोति० ) - 08 - 01 / 2012 / 271 — श्री उमेश प्रसाद रत्नेश,( आई0डी0 - 1794), तत्कालीन अधीक्षण 
अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मोतिहारी सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, सोन नहर अंचल , आरा के विरूद्ध मुख्य अभियंता से 
प्राप्त पत्रांक - 01 दिनांक 18.04.12 जिसमें घोड़ासहन शाखा नहर तल की सफाई के दौरान निकाली गई मिट्टी जिसे सेवा 
पथ पर डाल दिया गया था , उसे हटाने का निदेश मुख्य अभियंता द्वारा दिये जाने के बावजूद नहीं हटवाने, उच्चाधिकारी 
के आदेश की अवहेलना आदि कतिपय आरोपों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा के आलोक में 
विभागीय पत्रांक 568 दिनांक 30.05.12 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । 

श्री रत्नेश अपने पत्रांक 544 दिनांक 02.04.14 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा 
सरकार के स्तर पर की गई । समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता के आदेश की अवहेलना 
करते हुए कार्य में रूचि नहीं ली गई । उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री रत्नेश के विरूद्ध निन्दन का दंड (वर्ष 2012 - 13 ) 
देने का निर्णय सरकार द्वारा ली गई । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री उमेश प्रसाद रत्नेश, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल , जल 
संसाधन विभाग, मोतिहारी सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, सोन नहर अंचल , आरा को निम्न दंड दिया जाता है 

(1 ) निन्दन वर्ष 2012 - 13 
उक्त दंड श्री रत्नेश, अधीक्षण अभियंता को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

गजानन मिश्र , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 250 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih . nic.in 


